314 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 10 , 2003 (JYST . 20 , 1925 SAKA ) 


[ PART I 


- 


अक्षरों के स्थान पर , “ 20,00,000 रुपये ", " 5,00,000 रुपये ” तथा “ 2,00,000 रुपये " अंक , चिह्न तथा अक्षर 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


चन्द्र सिंह, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

वित्त विभाग । 


FINANCE DEPARTMENT 


. 


The 30th May, 2003 
No. 1/65 /2000-3 FD - III . - In exercise of the powers conferred by clause (2 ) of Article 283 of the Constitution of 
India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further 
to amend theDepartmentalFinancial Rules (Financial Hand Book No. 3), in their application to the State of Haryana , 
namely : --- 


1. These rules may be called the DepartmentalFinancial (Financial Hand Book No. 3) Haryana Amendment 

Rules , 2003 . 


2. In the Departmental Financial Rules (Financial Hand Book No. 3 ), in Rule 16.3, against Serial No. 1 : 


under the column " To whom delegated " for the words, " Chief Conservator of Forests,” the words 
" Principal Chief Conservator of Forests" shall be substituted ; and 


.. 


(ii) under column “ Extent " for the letters, figures and signs " Rs. 2,00,000 ", " Rs. 1,00,000 ", and 

" Rs. 10,000 ", theletters,figures and signs " Rs. 20,00,000 ", " Rs.5,00,000 " and " Rs. 2,00,000 " shall 
respectively be substituted . 


CHANDER SINGH 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Finance Department. 


... 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 28 मई , 2003 


क्रमांक 1091- ज- 2-2003/11948. - श्री अजमेर सिंह पुत्र श्री चनन सिंह गांव बराड़ा, तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला की पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2(एX1 ए),3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1263 - ज-1-86/1504, 
दिनांक 15 जनवरी, 1987 द्वारा 300/ - रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज- 2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 
1,000/-रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2. अब श्री अजमेर सिंह की दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 को ही मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री अजमेर सिंह की पत्नी श्रीमती चरण कौर के नाम रबी, 2003 से 5,000 /-रुपये वार्षिक की संशोधित दर से 
सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


नरेश कुमारी, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


। 


